निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 

पटना. स. पौष,1238 CHDI 


( सं0 पटना 926 ) 


2 पौष 1935 ( श ) 
पटना , सोमवार, 23 दिसम्बर 2013 


सहकारिता विभाग 

- - - - - - - 

अधिसूचना 

27 नवम्बर 2013 
सं0 5 सह. फ. बी .- 165 / 2013 - 4905 – भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग , नई दिल्ली के 
पत्रांक 13015 / 02 / 2012 क्रेडिट || दिनांक 01.11. 2013 एवं विकास आयुक्त , बिहार की अध्यक्षता में दिनांक 26 .11.2013 को 
राज्य स्तरीय समन्वय समिति की हुई बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में पायलट मौसम आधारित फसल बीमा योजना के 
तहत् रबी 2013 - 14 मौसम के लिए निर्गत विभागीय अधिसूचना सं . - 4475 , दिनांक 29. 10. 2013 की निम्न कंडिकाओं में निम्न 
संशोधन किया जाता है : 

1. कंडिका - 1 में बीमा कंपनियों के नाम के सामने अंकित जिलों को निम्न प्रकार पढ़ा जाय - 


क्रम | बीमा कंपनी का नाम 

2 
1 | एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ 

इंडिया लि . 
इफ्को - टोकियो ( जी . आई. सी .) 


3 | एच. डी . एफ. सी . इरगो 

| आई. सी . आई. सी . आई. लॉम्बार्ड 


बीमा हेतु आवंटित जिलों का नाम 

3 
सारण , मुंगेर, लखीसराय, कैमूर (भभुआ), जमुई, बेगूसराय , सम्पूर्ण जिला । 
नवादा, किशनगंज, मुजफ्फरपुर एवं मधुबनी = 10 जिले । 
| पटना, नालन्दा, पूर्णियाँ, बक्सर, अरवल एवं शेखपुरा =6 सम्पूर्ण जिला । 
जिले । 
गोपालगंज, सीवान,भोजपुर एवं दरभंगा = 4 जिले । 

सम्पूर्ण जिला । 
समस्तीपुर, रोहतास, औरंगाबाद, खगड़िया एवं जहानाबाद = 5 सम्पूर्ण जिला । 
जिले । 

अररिया , कटिहार, प. चम्पारण , पूर्वी चम्पारण एवं सीतामढ़ी = 5 | सम्पूर्ण जिला । 
जिले । 
सहरसा, मधेपुरा एवं सुपौल = 3 जिले । 

सम्पूर्ण जिला । 
भागलपुर, बाँका एवं गया = 3 जिले । 

सम्पूर्ण जिला । 


चोला मंडलम् 


| टाटा, ए. आई. जी . 
7. | फ्युचर जेनरली इंडिया इंश्योरेंस 

कंपनी लि . 
8. रिलायन्स जी . आई. सी . लि . 


वैशाली एवं शिवहर = 2 जिले । 


सम्पूर्ण जिला । 


बिहार गजट ( असाधारण), 23 दिसम्बर 2013 
2. कंडिका - 2 (i) में गेहूँ , चना, मसूर, रबी - मक्का, अरहर एवं राई - सरसों फसलों के कृषकों के लिए अनुमान्य प्रीमियम 
दर को निम्न प्रकार पढ़ा जाय - 

कृषकों के लिए अनुमान्य 
क्रम. फसल का नाम प्रति हेक्टेयर बीमित राशि | प्रीमियम की कुल दर 

प्रीमियम दर 
| 1. गेहूँ 

25, 000. 00 8.00 % 

4.80 % 
चना, मसूर, रबी - मक्का , अरहर, | 20,000.00 

7.20 % 

4. 32 % 
राई - सरसों 


3. कंडिका - 2 (vii ) में 5 % बैंक शुल्क की जगह पर 4 % बैंक सेवा शुल्क पढ़ा जाय । 
4. पूर्व में निर्गत विभागीय अधिसूचना सं. - 4475, दिनांक 29.10.2013 की अन्य कंडिकाएँ पूर्ववत् रहेंगी । 
इसमें विकास आयुक्त , बिहार का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

मधुरानी ठाकुर, 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 926 - 571 + 10 -डी०टी०पी० । 

Website : http :// egazette .bih .nic. in 


